निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 ज्येष्ठ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 437 ) पटना , सोमवार , 22 मई 2017 


बिहार विधान- सभा सचिवालय 


__ अधिसूचना 

10 जून 2016 
सं0 1स्था० - 212/16- 1899/ वि०स० । — बिहार विधान - सभा सचिवालय के विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 
04. 06. 2016 को हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित प्रतिवेदकों को वरीय प्रतिवेदक के 
पद पर वेतन बैंड PB- 3 , 15 , 600 - 39 , 100 / - ग्रेड पे - 6600/ - रू० एवं अन्य अनुमान्य भत्तों के साथ प्रभार ग्रहण करने 
की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है : 

क्र० पदाधिकारी का नाम मूल कोटि की जन्म तिथि 
| स० 

वरीयता क्रमांक 
1. श्री कृष्ण कुमार । 

01 / 88 

11.07. 1956 
2. श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह 

01/02 

15. 08.1967 
3. श्री मधुप कुमार 

03 / 02 

27. 12.1964 
उपर्युक्त तीनों प्रतिवेदक पूर्व से ही PB- 3 , 15, 600 - 39 , 100/ -, ग्रेड पे - 7600 / - रू० में एम०ए०सी०पी० के 
तहत वेतन प्राप्त कर रहे हैं । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राम श्रेष्ठ राय , 

सचिव 
बिहार विधान - सभा । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 437 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


